H 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र, 1938 ( श०) 


संख्या- 687 राँची, मंगलवार , 


19 सितम्बर , 2017 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
28 जून , 2017 


संख्या -1/ सी० - 205 / 2016 का .-7542 -- निदेशक , माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री चन्द्रशेखर , भा . प्र. से . ( झाः2008 ) को बिहार संवर्ग में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप बिहार 
राज्य में योगदान करने हेतु दिनांक 30 जून , 2017 ( अपराह्न) के प्रभाव से विरमित किया जाता है | 
( भारत सरकार का पत्रांक - 13017/ 03 / 2017- AIS -I, दिनांक 29 मई, 2017 द्रष्टव्य ) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 687 -- 50 


